सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 12 


1 पौष, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार , 

22 दिसम्बर, 2016 ( ई० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

(पशुपालन प्रभाग ) 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
20 दिसम्बर, 2016 


संख्या - 6 विविध (प्रोन्नति ) 32/ 2015-प. पा... 2014-- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत मो . आजाद, सांख्यिकी पर्यवेक्षक ( पी . बी .||, रू . 9300 - 34800/-, ग्रेड पे. रू. 4200 /-), 
पशुपालन निदेशालय , झारखण्ड , राँची को सांख्यिकी पदाधिकारी कोटि ( पी . बी .।।, रू. 9300 - 34800/-, ग्रेड 
पे . रू. 4800 /-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 

संख्या- 6 विविध (प्रोन्नति ) 32/ 2015-प. पा ... 2015-- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत श्री कृष्णा रजक , सांख्यिकी पर्यवेक्षक ( पी . बी .II, रू. 9300 - 34800 /-, ग्रेडपे . रू . 4200 /-), 
पशुपालन निदेशालय , झारखण्ड, राँची को सांख्यिकी पदाधिकारी कोटि ( पी .बी .।।, रू. 9300 - 34800 /-, ग्रेड 
पे . रू. 4800 /-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 

संख्या - 6 विविध (प्रोन्नति ) 32/ 2015-प. पा... 2016-- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत श्री जैना कच्छप , सांख्यिकी पर्यवेक्षक ( पी . बी .||, रू . 9300-34800/-, ग्रेड पे. रू . 4200/-), 
पशुपालन निदेशालय , झारखण्ड, राँची को सांख्यिकी पदाधिकारी कोटि ( पी. बी .।।, रू . 9300 - 34800/-, ग्रेड 
पे . रू . 4800/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड गजट (असाधारण ) गुरुवार , 22 दिसम्बर , 2016 
संख्या - 6 विविध (प्रोन्नति ) 32/ 2015- प. पा ... 2017 -- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत श्री अनुप कुमार प्रसाद, सांख्यिकी सहायक ( पी . बी .||, रू . 9300 -34800/-, ग्रेड पे . रू . 
4200 /-), पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सांख्यिकी पदाधिकारी कोटि ( पी . बी.।।, रू. 9300 
34800 /-, ग्रेड पे . रू . 4800/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

___ संख्या - 6 विविध ( प्रोन्नति ) 32 / 2015 -प . पा ... 2018-- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत श्री सुनील कुमार सिंह, सांख्यिकी सहायक ( पी . बी.||, रू. 9300 - 34800 /-, ग्रेड पे. रू . 
4200 /-), गव्य निदेशालय , झारखण्ड, राँची को सांख्यिकी पदाधिकारी कोटि ( पी . बी .।।, रू. 9300 - 34800 /-, 
ग्रेड पे. रू. 4800 /-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

संख्या - 6 विविध ( प्रोन्नति) 32 /2015-प. पा ... 2019-- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत श्री यशवंत शरण , सांख्यिकी सहायक ( पी . बी .।।, रू. 9300 -34800 /-, ग्रेड पे. रू. 4200 /-), 
पशुपालन निदेशालय , झारखण्ड , राँची को सांख्यिकी पदाधिकारी कोटि ( पी . बी .।।, रू . 9300-34800 /-, ग्रेड 
पे . रू. 4800/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

संख्या - 6 विविध (प्रोन्नति) 32/ 2015-प . पा ...2020 -- झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग के 
अन्तर्गत कार्यरत श्री राम कुमार, सांख्यिकी सहायक ( पी . बी .।।, रू.9300 -34800 /-, ग्रेड पे . रू . 4200/-), 
क्षेत्रीय निदेशक , पशुपालन कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र , हजारीबाग को सांख्यिकी पदाधिकारी 
कोटि ( पी .बी.।।, रू . 9300 - 34800/-, ग्रेड पे . रू. 4800 /-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 

प्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -58 के आलोक में पदभार 
ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ध्रुव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 12 - 30 


